PART 1 ) 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 3, 1973 ( ASAR 12, 1895 SAK. ) 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 4th June, 1973 


No. 1747- LA -TCP -73/ 2936. - In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 2 of 
the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act , 1963, 
and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana , in partial modification of 
erstwhile Punjab Government, Town and Country Planning Department Notification No. 2950-2TCP -64 
20431 , dated the 18th August , 1964, as amended, -ride Notification No. 4032-2TCP- 64 / 30708, dated the 
13 /20th November, 1964, and Notification No. 3779-2TCP -65/40928, dated the 6th December , 1965, hereby 
appoints the Executive Engineers of Provincial Divisions, Construction Divisions and National Highway Divi 
sions of the Public Works Department, Buildings and Roads Branch , to exercise and perform all the powers 
and functions of the Director exercisable under sections 3, 8, 9, 12 and 16 of the said Act in respect of 
scheduled roads within their respective jurisdiction excepting such scheduled roads or portions thercof 
as lie within the controlled area declared under Section 4 of the said Act. 


The 27th June , 1973 


N ). 19273 - LA - TCP -723086. - In exercise of the powers conferred by sub - section (6 ) of section 2 of 
the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, 
read with section 19 of th : Punjab General Clauses Act, 1898 , the Governor of Haryana hereby 
rescinds the Town and Couatry Planning Department, notification No. 10572 - VII- DP.69 / 1596 , dated the 
24th March , 1969 . 


P. L. CHHABRA , 


Commissioner and secretary . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 25 जून , 1973 


क्रमांक 212-ज ( i)-73/18934.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उस में प्राज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( i ) तया 3 (i) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा 
के राज्यपाल की काल राम, पुत्र डाल राम , गांव नांगल स्याल , तहसील नारनौल को रबी 66 से रवी, 1970 तक 100 रु ० 
वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 150 रु ० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 

क्रमांक 859-ज (i )-73/18942. हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1297-ज ( i) -72/14754, 
दिनांक 25 अप्रैल, 1972 की पांचवीं पंक्ति में " खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक दर " की बजाये “ रदी 1971 से 150 रपये 
वाषिक की दर से " पढ़ा जाये । 


दिनांक 26 जून , 1973 


क्रमांक 5021-ज ( ) -72/19069.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस में प्राज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( iए ) 3 (i ए ) के 

अनुसार 

सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल श्री उदमी राम , पुन श्री जीवन राम, गांव सुई, तहसील हांसी ( हिसार ) को रखी 1969 से रबी 1970 तक 
1005० वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 

क्रमांक 786-4 (1 )-73/19075.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस में प्रॉज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( ए ) तथा 3(1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी फसल तथा राशि एवं सनद में 
दी गई शर्तों के मन सार सहर्ष प्रदान करते है । 


1160 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 3, 1973 (ASAR 12 , 1895 SAKA ) 


[ PARTI 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


दसल/ वर्ष जव से 

से जागीर दी गई 


रुपये 


1 महेन्द्रगढ़ 


श्रीमती पारबती देवी ,विधवा नत्थ राम 


सहिमा 


नारनौल 


रबी, 1969 से 

रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


150 


2 


श्री गणपत सिंह, पुन श्री रेखा राम 


दुलोठ अहीर महेन्द्रगढ़ 


से 


" 


रबी , 1969 
रबी , 1970 तक 


100 


खरीफ, 1970 से 


150 


3 


श्रीमती सरती देवी, वे वा चुनी लाल 


डुलाना 


महेन्द्रगढ़ 


रबी, 1969 से 
रवी , 1970 तक 


100 


खरीफ , 1970 से 


150 


दिनांक 27 जून , 1973 


क्रमांक 767-ज ( 1)-73/19191.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसमें अाज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3( ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती लच्छमी कौर, विधवा श्री तेजा सिंह, गांव पिलखनवाला, तहसील जगाधरी ( अम्बाला ) को खरीफ 65 
से रबी, 1970 तक 100 रुपये तया खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 28 जून, 1973 
क्रमांक 768-1 ( 1) -73 19340. पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस में आज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) 2( ए ) तथा 3( ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी फसल तथा राशि एवं सनद 
में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


রছি 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


रुपये 


1 


अम्बाला 


श्री होतु राम , पुत्र श्री नोनीत राम नई आबादी निकट बैरकन जगाधरी 

28 कैम्प यमुनानगर 


100 


रबी , 1969 से 

रवी . 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रवी , 1969 से 
रबी , 1970 तक 


150 


2 


अम्बाला 


श्री देवी दयाल शर्मा, 


पुत्र तोता 


अम्बाला 


81/1288, बलदेव नगर 
अम्बाला शहर 


राम 


100 


, 


खरीफ , 1970 से 


150 


क्रमांक 


148-ज ( 1) -73/19346.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उस में आज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) (1) तथा 3 ( 1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा 
के राज्यपाल श्री शिव राम, पुत्र श्री नन्द लाल , गांव जहांगीरपुर , तहसील अम्बाला को रबी 1966 से रबी 1970 तक 100 रुपये 
वाषिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वाषिक कीमत वालो युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


गुरचरण सिंह बिन्दरा, 

प्रवर सचिव । 


10477CS- ( H ) -Govt. Press, Chd. 


